निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 वैशाख 1938 ( श० ) 
पटना , मंगलवार , 3 मई 2016 


( सं0 पटना 363) 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 

25 जून 2009 
सं० 7 / ए.1- 210 / 2000का0- 6067 — भारतीय संविधान की धारा - 234 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग के 
परामर्श से बिहार न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली , 1955 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

संशोधन 
बिहार न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1955 में निम्नलिखित एक नया नियम "3क जोड़ा जायेगाः 

"3क - राज्य न्यायिक सेवा के अन्तर्गत असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि ) के पद पर की जाने वाली सीधी 
नियुक्ति में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण ( अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों 
के लिए ) अधिनियम , 1991 ( समय - समय पर यथा संशोधित) लागू होगा । 
यह दिनांक 01. 10 . 2008 के प्रभाव से प्रवृत माना जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अफजल अमानुल्लाह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


PER TOT ( 3TTETU ), 3 H $ 2016 

The 25th June 2009 
No. 7 /A - 1- 210 /2000 Ka 6067 — In exercise of the powers conferred by Article 234 
of the Constitution of India read with the proviso to Article 309, the Governor of Bihar is 
pleased to make the following amendment in Bihar Judicial Service (Recruitment) Rules , 
1955 , in consultation with High Court, Patna and Bihar Public Service Commission : 


Amendments 


In the Bihar Judicial Service (Recruitment) Rules, 1955 , the following new Rule 3A 


shall be added : 


" 3A - The Bihar Reservation of Vacancies in Post and Services (for Scheduled 


Castes , Scheduled Tribes and Other Backward Classes ) Act 1991, (as amended from time to 


time) shall also apply to direct recruitment to the post of Civil Judge (Junior Division ). 


It shall be deemed to have come into force with effect from the date 01 . 10 . 2008 ." 


By Order of the Governor of Bihar , 

AFZAL AMANULLAH , 
Principal Secretary to the Government. 


3 stad , Hidded4 [ SUIT 4 , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 3RITERU ) 363 -571 + 400 - Stococtor 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


